निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 900 ) पटना , मंगलवार , 2 नवम्बर 2021 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


- 


1 


3 


अधिसूचना 

29 अक्तूबर 2021 
सं 0 वि.प.अ.प्र . - 151 / 2021-1498 ( 1 ) /वि.प–श्री आयुष रंजन , पिता- श्री योगेन्द्र सिंह , 
रोहतास की एच.एम.आर.आई पारस हॉस्पीटल , पटना में दिनांक - 26.07.2021 को मृत्यु हो 
जाने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित माननीय सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह द्वारा 198 वॉ सत्र में 
दिनांक 27.07.2021 को शून्यकाल के माध्यम से उठाये गये विषय पर सदन की भावना के 
मद्देनजर माननीय कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया 
एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी अन्य उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए सदन की विशेष जाँच समिति निम्नरूपेण गठित करने की कृपा की है ; 

1. प्रो . ( डॉ . ) राम वचन राय 
2. प्रो . ( डॉ . ) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 
3. श्री केदार नाथ पाण्डेय 
4. श्री संजय सिंह 
5. श्री राम चन्द्र पूर्वे 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 नवम्बर 2021 


विशेष जाँच समिति तीन माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । 
कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से | 


आदेश से , 
विनोद कुमार , 


कार्यकारी सचिव बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 900-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


